रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004 /99 


..। 


. 


NEX 


. 
. 


M . 


. 


- 


. 


MA 


ih . 


. 
. 


म 


सनगमबजान 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1686 ] 
No . 1686 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 6 , 2016 / आषाढ़ 15 , 1938 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2016/ ASADHA 15 , 1938 


कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2016 
का. आ . 2318( अ). - केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 (1957 का 20), (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 4 की उप - धारा (1 ) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, भाग II , 
खंड 3, उप - खंड ( ii ) में प्रकाशित तारीख 11 फरवरी, 2016, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना से उपाबद्व अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में , जिसका माप 64.43 हेक्टर ( लगभग ) या 159.20 एकड़ ( लगभग ) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के 
अपने आशय की सूचना दी थी ; 

और , केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित उक्त भूमि के भाग 
में कोयला अभिप्राप्य है ; 

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 की धारा 7 की उप - धारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 64. 43 हेक्टर ( लगभग) या 159.20 एकड़ ( लगभग ) 
माप की भूमि में सभी अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है ; 
टिप्पण 1: इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र के रेखांक संख्या पीबीसीएमपी / सीबीए / 16 / 01, तारीख 12 मई, 
2016 का निरीक्षण महाप्रबंधक, एनटीपीसी लि ., पकरी बरवाडीह कोल माईनिंग प्रोजेक्ट, उज्जवल काम्प्लेक्स, पगमिल, डाकघर 
- हजारीबाग, जिला - हजारीबाग , झारखण्ड - 825301 के कार्यालय में या मुख्य महाप्रबंधक ( खोज प्रभाग), सेन्ट्रल माईन प्लानिंग 
और डिजाईन इन्स्टीटूयट लिमिटेड , गोंडवाना, प्लेस, काके रोड , राँची – 834031, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 
1, कांउसिल हाऊस स्ट्रीट , कोलकाता के कार्यालय में या जिला कलक्टर , जिला हजारीबाग , झारखंड के कार्यालय में या अपर 
महाप्रबंधक ( कोयला खनन ), एनटीपीसी भवन , स्कोप काम्प्लेक्स , 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया , लोधी रोड , नई दिल्ली - 110003 के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 
टिप्पण 2: उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबंध है: 
अर्जन की बाबत् आपेक्षः 


" 8. (1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में , जिसकी बाबत् धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्व है , 
अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के 

किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपेक्ष कर सकेगा । 
स्पष्टीकरण. - इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपेक्ष नहीं माना जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं 
खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए । 
3398 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


( 2) उप - धारा (1 ) के अधीन प्रत्येक ने आपेक्ष सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को 
स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों को सुनने के पश्चात् और ऐसी 
अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो , करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है , वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन 
अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि 
में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपेक्षों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित 
विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा । 
(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्व समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का 
हकदार होता, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं । " 
टिप्पण 3: केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक , 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700001 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के 
अधीन , भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप - खण्ड (ii), तारीख 9 सितम्बर, 2006 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का . आ . 
3629 , तारीख 4 सितम्बर , 2006, द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है । 


___ अनुसूची 
पकरी बरवाडीह कोल माईनिंग ब्लाक चरण - VI 

उत्तरी करनपुरा कोलफील्ड्स 
जिला - हजारीबाग, झारखंड 


( रेखांक संख्या पीबीसीएमपी / सीबीए / 16 / 01, तारीख 12 मई, 2016 ) 
सभी अधिकारः 


( क ) राजस्व भूमि: 


क्रम 


मौजा / 
ग्राम 


क्षेत्र 
एकड़ में 
( लगभग ) 


थाना 
संख्या 


क्षेत्र 
हेक्टेयर में 


थाना 


जिला 


टिप्पणियां 


( लगभग ) 


बेलतू 


केरेडारी 


32 


हजारीबाग | 


1. 42 


0. 58 


भाग 


कंडाबेर 


केरेडारी 


33 


हजारीबाग ___ 10 . 33 


4.18 


भाग 


नावाडीह 


केरेडारी 


हजारीबाग | 


24. 59 


9. 95 


भाग 


45 
___ 44 


बसरिया 


केरेडारी 


1.02 


भाग 


हजारीबाग । 2. 52 
हजारीबाग ____ 2.22 


सिरमा 


केरेडारी 


46 


0 . 90 


भाग 


उरूब 


हजारीबाग 


12. 67 


5. 13 


भाग 


बडकागॉव ____ 41 
बड़कागाँव ___ 49 


___ 7. 


चेपाकलां 


हजारीबाग 


0. 05 


0 .02 


भाग 


कुलः | 53. 80 


21 . 78 


( ख ) वन भूमिः 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


क्रम 


मौजा / 
ग्राम 


थाना 


थाना 
संख्या 


जिला 


एकड़ में 
( लगभग ) 


हेक्टेयर में 
( लगभग ) 


टिप्पणियां 


बेलतू 


केरेडारी 


____ 32 


हजारीबाग 


0 . 01 


भाग 


केरेडारी 


कंडाबेर 


हजारीबाग 


भाग 


___ 33 


0. 03 
5. 29 
19. 03 


2. 14 


नावाडीह 


__ केरेडारी 


45 | 


भाग 


हजारीबाग 


7. 70 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


बसरिया 


केरेडारी 


हजारीबाग 


5 . 98 


2. 42 


भाग 


सिरमा 


केरेडारी 


हजारीबाग 


46 


3 .95 


भाग 


1 . 60 


भाग 


6. 


उरूब 


बडकागॉव 


41 


हजारीबाग | 


71 . 12 


28 . 78 


कुलः | 105. 40 42. 65 
( क ) कुल राजस्व भूमि : 21 . 78 हेक्टर ( लगभग ) = 53. 80 एकड़ ( लगभग ) 
( ख ) कुल वन भूमि : 42. 65 हेक्टर ( लगभग ) = 105 . 40 एकड़ ( लगभग ) 

सकल योग ( क + ख ) : 64 . 43 हेक्टर ( लगभग) = 159 . 20 एकड़ ( लगभग ) 
धारा 7 (1 ) के तहत अर्जित होने वाले राजस्व प्लॉटों की सूची: 
1 . ग्राम बेलतु : 59, 77 भाग , 124 भाग , 206 भाग , 207 से 211, 212 भाग, 213 , 267 भाग. 
2. ग्राम कंडाबेर : 48 भाग , 140 भाग, 141 भाग , 147 से 158, 159 भाग , 160 से 163 , 165 भाग से 168 

भाग , 169 से 184, 185 भाग, 186, 187 , 240 भाग , 255 भाग, 256 से 270, 272 भाग , 430 भाग, 439 
भाग, 441 भाग , 442 , 443 , 445 से 447, 448 भाग , 449 , 450 भाग , 452 भाग , 453 भाग, 454 भाग , 455 

भाग, 468 भाग, 469 , 470 , 471 भाग , 472 भाग, 484 भाग . 
3 . ग्राम नावाडीह: 164 भाग , 165, 166 , 167 भाग, 179 भाग , 180 से 185 , 186 भाग, 203 भाग , 204, 205 , 

206 , 208 से 212, 213 भाग , 216 भाग , 229 भाग, 230 भाग , 231, 233 भाग , 234 भाग, 235 भाग , 280 
भाग , 290 भाग , 291 से 293, 294 भाग , 295 भाग, 296 से 315 , 317 से 338 , 339 भाग, 340 भाग, 341 
से 354, 355 भाग, 356 भाग, 359 भाग , 411 से 421 , 428 भाग से 440 भाग , 441 से 449 , 450 भाग , 
451 से 472, 473 भाग , 474 से 480 , 481 भाग , 483 भाग, 484 भाग , 486 भाग से 488 भाग , 490 भाग 

से 496 भाग, 498 भाग , 499 भाग , 501 भाग . 
4 . ग्राम बसरिया : 1, 3 से 5, 6 भाग, 7 से 9, 11 , 13 भाग, 23 भाग से 25 भाग , 35 से 37 . 
5 . ग्राम सिरमा : 28, 29 , 31, 32 भाग, 33 भाग, 63 भाग , 64 भाग , 67 भाग , 68 भाग, 69 से 72, 73 भाग , 

74, 81 भाग , 83 भाग, 98 से 100 , 101 भाग, 102, 103 भाग, 107 भाग , 108 से 112, 113 भाग , 114 से 
136, 137 भाग, 138 से 140, 141 भाग , 143, 145 भाग , 146 भाग , 14 भाग से 152 भाग , 153 से 156, 

157 भाग , 243 भाग . 
6 . ग्राम उरूब : 2 से 8, 95 से 97, 628 से 631 , 633 , 634 भाग, 636 भाग , 637 से 660 , 662 से 665 , 667 से 
___ _ 671, 672 भाग , 676 भाग, 690 भाग , 691 भाग , 728 भाग, 732. 
7 . ग्राम चेपाकलां: 2128, 2129 . 


धारा 7 (1 ) के तहत अर्जित होने वाले वन भूमि प्लॉटों की सूची: 


1. ग्राम बेलतु : 58 भाग , 143 भाग, 198 भाग , 214 भाग. 
2. ग्राम कंडाबेर : 197 भाग , 271, 375 भाग, 431 भाग, 444. 
3. ग्राम नावाडीह: 152 भाग, 162 भाग , 174 भाग , 187 भाग , 207 , 218 भाग, 237 भाग , 276 भाग , 316, 399 

भाग, 422 भाग , 505 भाग . 
4. ग्राम बसरिया : 2, 10, 12 भाग, 27 भाग . 
5. ग्राम सिरमा : 97 भाग, 144 भाग. 
6. ग्राम उरूब : 9 भाग , 10 भाग, 12 भाग , 13 भाग, 85 भाग, 94 भाग , 105 भाग , 635 भाग , 661 , 666, 677 भाग , 

689 भाग . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


सीमा वर्णन : 

रेखा क - क1: यह रेखा, कोयला ब्लाक के उत्तर - पश्चिम कोने से ग्राम बेलतु में स्थित बिन्दु क प्लॉट सं0 214 से 
प्रारम्भ होकर, पूर्व दिशा में बढ़ती हुई उक्त गांव के प्लाट संख्याक 213, 211, 214, 267 और 58 से गुजरती है और 

उक्त बिन्दु क1 ग्राम बेलतु और कण्डाबेर की सीमा पर समाप्त होती है । 
(2) रेखा क1 - क2: यह रेखा, ग्राम कण्डाबेर के उत्तर - पश्चिम कोने से में स्थित बिन्दु क1 प्लॉट सं0 375 से प्रारम्भ 

होकर, उत्तर - पूर्व दिशा में बढ़ती हुई उक्त गांव के प्लाट संख्याक 484, 430, 431, 439 , 441, 48, 443, 271, 272 , 
269, 275, 118, 147 , 146, 141, 140, 159 , 163, 165, 166, 167 और 168 से गुजरती है और उक्त बिन्दु क2 ग्राम 

कण्डाबेर और नावाडीह की सीमा पर समाप्त होती है । 
( 3 ) रेखा क2 - क3: यह रेखा, उत्तर - पश्चिम कोने से ग्राम नावाडीह में स्थित बिन्दु क प्लॉट सं0 399 से प्रारम्भ होकर, 

पूर्व दिशा में बढ़ती हुई उक्त गांव के प्लाट संख्याक 416, 411 और 410 से गुजरती है और उक्त बिन्दु क3 ग्राम 
नावाडीह पर समाप्त होती है । 
रेखा क3 - क4: यह रेखा, ग्राम नावाडीह के उत्तर - पश्चिम कोने में स्थित बिन्दु क3 प्लॉट सं0 399 से प्रारम्भ होकर, 
उत्तर दिशा में बढ़ती हुई उक्त गांव के प्लाट संख्याक 399 से गुजरती है और उक्त बिन्दु क4 ग्राम नावाडीह पर 

समाप्त होती है । 
(5 ) रेखा क4 - क5: यह रेखा, ग्राम नावाडीह के उत्तर - पश्चिम कोने में स्थित बिन्दु क प्लॉट सं0 399 से प्रारम्भ होकर , 

पूर्व दिशा में बढ़ती हुई उक्त गांव के प्लाट संख्याक 422 , 428, 429, 430, 431, 432 , 433, 434 , 435, 436, 437 , 438, 
439, 440 , 441, और 446 से गुजरती है और उक्त बिन्दु क5 ग्राम नावाडीह पर समाप्त होती है । 
रेखा क5 - क6: यह रेखा, ग्राम नावाडीह के उत्तर कोने में स्थित बिन्दु क5 से प्रारम्भ होकर, उत्तर दिशा में बढ़ती हुई 
उक्त गांव के प्लाट संख्याक 446, 441, 450, 352, 359 , 355, 356 और 276 से गुजरती है और उक्त बिन्दु क6 ग्राम 
नावाडीह पर समाप्त होती है । 
रेखा क6 - क7: यह रेखा, ग्राम नावाडीह के उत्तर कोने में स्थित बिन्दु क6 से प्रारम्भ होकर, उत्तर - पूर्व दिशा के 
कोने से बढ़ती हुई उक्त गांव के प्लाट संख्याक 276, 340 , 339, 280, 291 , 290, 294, 295 , 296, 218, 216, 213, 
229 , 230, 231 , 233, 234, 235 , 237 , 203, 152 , 186, 187, 179, 174, 167 , 162 , 165 और 164 से गुजरती है और 

उक्त बिन्दु का ग्राम नावाडीह और सिरमा की सीमा पर समाप्त होती है । 
रेखा क7 - क8: यह रेखा, ग्राम सिरमा के उत्तर - पश्चिम कोने में स्थित बिन्दु का प्लॉट सं0 28 से प्रारम्भ होकर, पूर्व 
दिशा के कोने से बढ़ती हुई उक्त गांव के प्लाट संख्याक 32 , 33, 30, 63, 64, 67, 68, 74, 81, 73, 83, 107 , 103 , 
102 , 101 , 144 , 100, 97 और 243 से गुजरती है और उक्त बिन्दु क8 ग्राम सिरमा और उरूब की सीमा पर समाप्त 
होती है । 
रेखा क8 - क9: यह रेखा, ग्राम उरूब के उत्तर - पश्चिम कोने में स्थित बिन्दु क8 प्लॉट सं0 634 से प्रारम्भ होकर, पूर्व 
दिशा के कोने से बढ़ती हुई उक्त गांव के प्लाट संख्याक 635 , 636, 691, 690, 689, 672, 676 और 677 से गुजरती है 

और उक्त बिन्दु क9 ग्राम उरूब पर समाप्त होती है । 
( 10 ) रेखा क9 - क10: यह रेखा, ग्राम उरूब के पूर्व कोने में स्थित बिन्दु क से प्रारम्भ होकर, दक्षिण दिशा से बढ़ती हुई 

उक्त गांव में नाला के मध्य रेखा के प्लाट संख्या 728 से गुजरती है और उक्त बिन्दु क10 ग्राम उरूब पर समाप्त 

होती है । 
(11) रेखा क10 - क11: यह रेखा, ग्राम सिरमा के दक्षिण कोने में स्थित बिन्दु ‘ क10 से प्रारम्भ होकर , उत्तर - पश्चिम दिशा से 

बढ़ती हुई उक्त गांव में नाला के मध्य रेखा के प्लाट संख्या 634 से गुजरती है और उक्त बिन्दु क11 ग्राम उरूब और 

सिरमा की सीमा पर समाप्त होती है । 
( 12 ) रेखा क11 - क12: यह रेखा, ग्राम सिरमा के उत्तर - पूर्व कोने में स्थित बिन्दु क11 से प्रारम्भ होकर, दक्षिण - पश्चिम दिशा 

से बढ़ती हुई उक्त गांव के प्लाट संख्याक 144, 143, 113, 137 , 141, 150, 149 और 148 से गुजरती है और उक्त 
बिन्दु क12 ग्राम सिरमा पर समाप्त होती है । 
रेखा क12 - क13: यह रेखा, ग्राम सिरमा के पूर्व कोने में स्थित बिन्दु क12 से प्रारम्भ होकर, पश्चिम दिशा से बढ़ती 
हुई उक्त गांव के प्लाट संख्याक 148, 146, 145, 151, 152, 156, 157 और 30 से गुजरती है और उक्त बिन्दु क13 

ग्राम सिरमा और बसरिया की सीमा पर समाप्त होती है । 
(14) रेखा क13 - क14: यह रेखा, ग्राम बसरिया के उत्तर - पूर्व कोने में स्थित बिन्दु क13 प्लॉट सं0 27 से प्रारम्भ होकर , 

पश्चिम कोने से बढ़ती हुई उक्त गांव के प्लाट संख्याक 27, 6, 25 , 24, 12, 23, 37 और 13 से गुजरती है और उक्त 

बिन्दु क14 ग्राम बसरिया और नावाडीह की सीमा पर समाप्त होती है । 
( 15 ) रेखा क14 - क15: यह रेखा, ग्राम नावाडीह के उत्तर - पूर्व कोने में स्थित बिन्दु क14 से प्रारम्भ होकर, पश्चिम कोने से 

बढ़ती हुई उक्त गांव के प्लाट संख्याक 501, 499 , 498, 496 , 495, 494, 493, 492 , 491 , 490, 488 , 487 , 486 , 484, 
483 , 481, 473 और 505 से गुजरती है और उक्त बिन्दु क15 ग्राम नावाडीह पर समाप्त होती है । 


( 9 ) 


( 13 ) 


रेखा 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(16 ) रेखा क15 - क16: यह रेखा, ग्राम नावाडीह के उत्तर - पूर्व कोने में स्थित बिन्दु क15 से प्रारम्भ होकर, दक्षिण से बढ़ती 

हुई उक्त गांव के प्लाट संख्याक 505 से गुजरती है और उक्त बिन्दु क16 ग्राम नावाडीह पर समाप्त होती है । 
( 17) रेखा क16 - क17 : यह रेखा, ग्राम नावाडीह के पूर्व कोने में स्थित बिन्दु क16 से प्रारम्भ होकर, पश्चिम से बढ़ती हुई 

उक्त गांव के प्लाट संख्याक 505 और 422 से गुजरती है और उक्त बिन्दु क17 ग्राम नावाडीह और कण्डाबेर की 

सीमा पर समाप्त होती है । 
( 18 ) रेखा क17 - क18: यह रेखा, ग्राम कण्डाबेर के पूर्व कोने में स्थित बिन्दु क17 प्लॉट सं0 197 से प्रारम्भ होकर, 

दक्षिण - पश्चिम से बढ़ती हुई उक्त गांव के प्लाट संख्याक 185, 186, 187 , 240, 255 , 257 , 472, 471, 468 , 450 , 452, 
453 , 455 , 454 और 484 से गुजरती है और उक्त बिन्दु क18 ग्राम कण्डाबेर और बेलतु की सीमा पर समाप्त होती 

है । 
(19) रेखा क18 - क19: यह रेखा, ग्राम बेलतु के पूर्व कोने में स्थित बिन्दु क18 से प्रारम्भ होकर, दक्षिण से बढ़ती हुई उक्त 

गांव के प्लाट संख्याक 60 और 143 से गुजरती है और उक्त बिन्दु क19 ग्राम बेलतु पर समाप्त होती है । 
( 20 ) रेखा क19 - क20: यह रेखा, ग्राम बेलतु के दक्षिण - पूर्व कोने में स्थित बिन्दु क19 से प्रारम्भ होकर, उत्तर - पश्चिम से 

बढ़ती हुई उक्त गांव के प्लाट संख्याक 143, 267 , 198, 206 और 205 से गुजरती है और उक्त बिन्दु क20 ग्राम 

बेलतु पर समाप्त होती है । 
( 21 ) रेखा क 20 - क: यह रेखा, ग्राम बेलतु के मध्य में स्थित बिन्दु क20 से प्रारम्भ होकर, उत्तर - पश्चिम से बढ़ती हुई उक्त 
गांव के प्लाट संख्याक 198 , 212, 213 और 214 से गुजरती है और उक्त बिन्दु क ग्राम बेलतु पर समाप्त होती है । 

[ फा . सं. 43015 / 1 / 2016 - पीआरआईडब्ल्यू - I] 

आर. पी . गुप्ता, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF COAL 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th July , 2016 
S .O . 2318 ( E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S . O . 
452 ( E ), dated the 11th February, 2016 , issued under sub - section (1 ) of section 4 of the Coal Bearing Area ( Acquisition 
and Development ) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), and published on the dated 11th 
February, 2016 in Part II, section - 3, sub -section ( ii ) of the Gazette of India, the Central Government gave notice of its 
intention to prospect for coal in 64.43 hectares (approximately) or 159 .20 acres ( approximately ), of the lands in the 
locality specified in the Schedule annexed to that notification ; 

And whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands described in 
the Schedules appended to this notification ; 

Now , therefore , in exercise of powers conferred by sub - section (1 ) of section 7 of the Coal Bearing Areas , 
( Acquisition and Development) Act, 1957 , the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the 
land measuring 64.43 hectares (approximately) or 159 .20 acres ( approximately ) and all rights in the Schedule appended 
hereto . 

Note 1 : The plan bearing number PBCMP /CBA / 16 /01, dated the 12th May , 2016 of the area covered 
by this notification can be inspected in the office of the General Manager, NTPC Limited , Pakri Barwadih 
Coal Mining Project, Ujjwal Complex , Pugmil, Post Office – Hazaribagh, District - Hazaribagh, Jharkhand - 
825301 or at the office of the Chief General Manager (Exploration Division ), Central Mine Planning and 
Design Institute Limited , Gondwana Place , Kanke Road, Ranchi-834031 , Jharkhand or at the office of the 
Coal Controller, 1 , Council House Street, Kolkata or at the office of the District Collector, District 
Hazaribagh Jharkhand or at the office of the Additional General Manager (Coal Mining) , NTPC Bhawan , Scope 
Complex , 7, Institutional Area, Lodhi Road , New Delhi- 110003 . 

Note 2 : Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act which provides as follows. 
Objection to Acquisition . 
“ 8 . (1 ) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued 
may , within thirty days of the issue of the notification object to the acquisition of the whole or any part of the 
land or of any rights in or over such land. 

Explanation .- It shall not be an objection within the meaning of section for any person to say that he himself 
desires to undertake mining operation in the land for the production of the coal and those operations should not be 
undertaken by the Central Government or by any other person . 

( 2 ) Every objection under sub- section (1 ) shall be made to the competent authority in writing and the competent 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after 
hearing all such objections and after making such further enquiry, if any , as he thinks necessary , either makes a report in 
respect of the land which has been notified under sub - section ( 1 ) of section 7 or of rights in or over such land , or make 
different reports in respect of different parcels of such lands or of rights in or over such land, to the Central Government, 
containing his recommendations on the objections together with the record of proceedings held by him for the further 
decision of the Government. 

( 3) For the purpose this section , a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to 
claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land acquired under this Act.” 

Note 3: The Coal Controller , 1, Council House street, Kolkatta -700001 has been appointed by the Central 
Government as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S .O . 3629 , dated the 4th 
September , 2006 published in part II section (3 ), sub - station (ii) of the Gazette of India dated 9th September, 2006 . 

SCHEDULE 


Pakri Barwadih Coal Mining Block Phase - VI 


North Karanpura Coalfields 

District - Hazaribagh , Jharkhand 
(Plan bearing number PBCMP /CBA / 16 /01, dated the 12th May , 2016 ) 
All Rights: 
( A ) REVENUE LAND : 


Area in 


Si. 


Mouja / 


Thana 


acres 


Thana 


Name of 
District 


Area in 
hectares 
(approxi 
mately) 


Remark 


No. 


Village 


number 


(approxi 
mately) 


1 . 


Beltu 


Keredari 


Hazaribagh 


1. 42 


0 .58 


Part 


2 . 


Kandaber 


Keredari 


33 


10.33 


4 . 18 


Part 


3 . 


Nawadih 


Keredari 


| 45 


9 .95 


Part 


Basaria 


Keredari 


Hazaribagh 
Hazaribagh 
Hazaribagh 
Hazaribagh 
Hazaribagh 


24 . 59 
2 . 52 
2 . 22 


1 .02 


Part 


Sirma 


Keredari 


46 


0 .90 


Part 


41 


| Part 


Urub 
| Chepakalan 


Barkagaon 
Barkagaon 


12.67 
0 .05 


Hazaribagh 


5 . 13 
0.02 
21.78 


Part 


Total : 


53. 80 


(B ) FOREST LAND : 


Area in 


acres 


Mouja / 
Village 


Thana 


Thana 
number 


No. 


Name of 
District 


Area in 
hectares 
( approxi 
mately ) 


Remark 


(approxi 
mately ) 


Beltu 


Keredari 


32 


0 . 03 


0 . 01 


Part 


2 . 


Kandaber 


Keredari 


33 


2 . 14 


Part 


5 . 29 
19 .03 


Nawadih 


Keredari 


45 


7 .70 


Part 


Hazaribagh 
Hazaribagh 
Hazaribagh 
Hazaribagh 
Hazaribagh 
Hazaribagh 


Basaria 


2 .42 


Part 


Keredari 
Keredari 


Sirma 


46 


5 .98 
3 .95 
71.12 


Part 


1.60 
28 .78 


Urub 


Barkagaon 


41 


Part 


Total: 


105 .40 


42 .65 


[ TT II - au 


3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(A ): TOTAL REVENUE LAND : 21. 78 hectares(approximately ) = 53. 80 acres ( approximately) 
(B ): TOTAL FOREST LAND : 42.65 hectares ( approximately) = 105.40 acres (approximately ) 
GRAND TOTAL ( A + B ) : 64 .43 hectares (approximately) = 159.20 acres ( approximately ) 
LIST OF REVENUE PLOTS TO BE ACQUIRED UNDER SECTION 7 (1): 

1. Village Beltu : 59 , 77P , 124P, 206P , 207 to 211, 212P , 213 , 267P . 
2 . Village Kandaber : 48P , 140P , 141P , 147 to 158 , 159P , 160 to 163, 165P to 168P , 169 to 184 , 185P , 186 , 187 , 

240P , 255P , 256 to 270 , 272P , 430P , 439P , 441P , 442 , 443, 445 to 447 , 448P , 449 , 450P , 452P , 453P, 454P , 
455P , 468P , 469 , 470 , 471P , 472P , 484P . 
Village Nawadih : 164P , 165 , 166 , 167P , 179P , 180 to 185 , 186P, 203P , 204 , 205 , 206 , 208 to 212 , 213P , 
216P , 229P , 230P, 231, 233P , 234P , 235P , 280P , 290P , 291 to 293, 294P , 295P , 296 to 315 , 317 to 338 , 339P , 
340P, 341 to 354, 355P , 356P, 359P , 411 to 421, 428P to 440P , 441 to 449, 450P , 451 to 472 , 473P , 474 to 

480 , 481P , 483P , 484P , 486P to 488P , 490P to 496P, 498P , 499P , 501P . 
4 . Village Basaria : 1 , 3 to 5 , 6P , 7 to 9 , 11, 13P , 23P to 25P , 35 to 37 . 
5 . Village Sirma : 28 , 29 , 31 , 32P , 33P , 63P , 64P , 67P, 68P , 69 to 72 , 73P , 74 , 81P , 83P , 98 to 100 , 101P , 102 , 

103P , 107P , 108 to 112 , 113P , 114 to 136 , 137P , 138 to 140, 141P , 143, 145P , 146P , 148P to 152P , 153 to 

156 , 157P , 243P . 
6 . Village Urub : 2 to 8, 95 to 97 , 628 to 631, 633 , 634P , 636P , 637 to 660, 662 to 665 , 667 to 671, 672P , 676P , 

690P , 691P , 728P , 732 . 

7. Village Chepakalan : 2128, 2129 . 
LIST OF FOREST PLOTS TO BE ACQUIRED UNDER SECTION 7 (1) : 

7 . Village . Beltu : - 58P , 143P , 198P , 214P . 
8. Village . Kandaber: - 1970 , 271, 375P , 431P, 444. 
9 . Village Nawadih : - 152P, 162P , 174P, 187P , 207 , 218P , 237P , 276P , 316 , 399P , 422P , 505P . 
10 . Village Basaria :- 2 , 10 , 12P , 27P . 
11. Village Sirma :- 97P , 144P . 

12 . Village Urub : 9P , 10P , 12P, 13P , 85P , 94P , 105P , 635P, 661, 666 ,677P , 689P . 
Boundary Description : 
(1 ) Line A -A1: The line starts at point ‘ A ’ located on North - West corner in plot no . 214 of village Beltu which trends 

towards East corner of the village Beltu passing through plot nos. 213 , 211, 214 , 267 & 58 and ends at point ‘Al’ of 

the village boundary of Beltu & Kandaber. 
( 2 ) Line A1-A2: The line starts at point ‘Al’ located on North -West corner at plot no . 375 of village Kandaber which 

trends towards North - East of the village Kandaber passing through plot nos. 484 , 430 , 431 , 439 , 441, 48 , 443 , 271, 
272 , 269, 275 ,118 , 147 , 146 , 141 , 140 , 159 , 163 , 165 , 166 , 167 & 168 and ends at point ‘A2’of the village 

boundary of Kandaber and Nawadih . 
(3 ) Line A2-A3: The line starts at point ‘A2 located on North -West corner at plot No. 399 of village Nawadih which 

moves towards East of the village Nawadih passing through between plot no s. 416 , 411 and 410 ends at point 

‘A3’of the village Nawadih . 
(4 ) Line A3-A4 : The line starts at point ‘A3’ located on North – West corner at plot No. 399 of village Nawadih which 

trends towards North of the village Nawadih passing through plot no . 399 and ends at point ‘ A4 ’ of the village 
Nawadih . 


(5 ) Line A4 - A5 : The line starts at point ‘A4’ located on North corner at Plot No. 399 of village Nawadih which moves 

towards East of the village Nawadih passing through plot no ’s. 422 , 428 , 429 , 430 , 431 , 432 , 433 , 434 , 435 , 436 , 

437, 438 , 439 , 440 , 441 & 446 and ends at point ‘A5’of the village Nawadih . 
(6 ) Line A5- A6 : The line starts at point ‘ A5 ’ located on North corner of village Nawadih which trends towards North 

of the village Nawadih passing through plot no s . 446 , 441, 450 , 352 , 359 , 355 , 356 & 276 and ends at point ‘A6 ’of 

the village Nawadih . 
(7) Line A6 -A7: The line starts at point ‘ A6 ’ located on North corner of village Nawadih passing towards North - East 

Corner of the village Nawadih passing through plot no ’s. 276 , 340 , 339 , 280 , 291 , 290 , 294 , 295 , 296 , 218 , 216 , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


( 9 ) 


213, 229, 230, 231 , 233 , 234 , 235, 237, 203, 152 , 186, 187, 179 , 174 , 167 , 162 , 165 & 164 and ends at point 

‘A7’of the village boundary of Nawadih and Sirma. 
( 8 ) Line A7 -A8: The line starts at point ‘A7 located on North -West corner at plot No. 28 of village Sirma which 

moves towards East Corner of the village Sirma passing through plot no ’s. 32 , 33 , 30 ,63, 64 , 67, 68 , 74 , 81 , 73 , 83 , 
107 , 103, 102 , 101 , 144 , 100 , 97 & 243 and ends at point ‘A8 of the village boundary of Sirma and Urub . 
Line A8- A9: The line starts at point ‘A8’ located on North - West corner at plot No. 634 (Nala ) of village Urub 
which trends towards east corner of the village Urub passing through plot nos. 635 , 636 , 691,690 , 689, 672 , 676 & 

677 and ends at point ‘A9 of the village Urub. 
( 10 ) Line A9-A10 : The line starts at point ‘A9 located on East corner of village Urub which moves towards South of 

the village Urub passing through centre line of nala (plot No.728 ) and ends at point ‘A10 of the village Urub . 
( 11) Line A10 -A11 : The line starts at point ‘A10 located on South corner of village Urub which moves towards North 

West of the village Urub passing through center line of nala (plot no . 634 ) and ends at point ‘ All ’ of the village 

boundary of Urub and Sirma. 
( 12 ) Line A11 - A12 : The line starts at point ‘A11 located on North - East corner of village Sirma which moves towards 

South -West of the village Sirma passing through plot nos. 144 , 143 , 113, 137 , 141, 150 , 149 & 148 and ends at 

point ‘A12 ’of the village Sirma. 
( 13 ) Line A12 -A13: The line starts at point ‘A12 located on East corner of village Sirma which moves towards West 

corner of the village Sirma passing through plot no’ s. 148 , 146 , 145 , 151, 152 , 156 , 157 & 30 and ends at point 

‘ A13 ’of the village boundary of Sirma and Basaria . 
(14 ) Line A13 -A14 : The line starts at point ‘A13 located on North - East corner at plot No. 27 of village Basaria which 

trends towards west corner of the village Basaria passing through plot no s . 27 , 6 , 25 , 24 , 12 , 23, 37 & 13 and 

ends at point ‘A14 ’of the village Boundary of Basaria and Nawadih . 
( 15 ) Line A14 -A15 : The line starts at point ‘A14 ’ located on North - East corner of village Nawadih which moves 

towards West of the village Nawadih passing through plot nos. 501, 499, 498 , 496 , 495 , 494 , 493, 492 , 491, 490 , 

488 , 487 , 486 , 484 , 483 , 481, 473 & 505 and ends at point ‘A15 ’ of the village Nawadih . 
(16 ) Line A15 -A16 : The line starts at point ‘ A15 located on North - East corner of village Nawadih which moves 

towards South of the village Nawadih passing through plot no. 505 and ends at point ‘ A16 ’ of the village 

Nawadih . 
( 17 ) Line A16 -A17 : The line starts at point ‘A16 located on East corner of village Nawadih which moves towards 

West corner of the village Nawadih passing through plot no ’s. 505 & 422 and ends at point ‘A17 ’ of the village 

boundary of Nawadih and Kandaber. 
(18) Line A17 -A18 : The line starts at point ‘ A17 ’ located on East corner at plot No. 197 of village Kandaber which 

trend towards south - west of the village Kandaber passing through plot no s . 185, 186 , 187 , 240 , 255 , 257, 472 , 

471 , 468 , 450 , 452 , 453, 455 , 454 & 484 and ends at point ‘A18 ’of the village boundary of Kandaber & Beltu . 
(19 ) 

Line A18 - A19 : The line starts at point ‘A18 ’ located on East corner of village Beltu which moves towards South 

of the village Beltu passing through plot no s. 60 & 143 and ends at point ‘A19 of the village Beltu . 
(20 ) Line A19 -A20 : The line starts at point ‘A19 located on South - East corner of village Beltu which trends towards 

North -West of village Beltu passing through plot nos. 143 , 267, 198 , 206 & 205 and ends at point ‘ A20 ’ of 

village Beltu . 
(21) Line A20 - A : The line starts at point ‘A20 located on Center of village Beltu which moves towards North -West 
of the village Beltu passing through plot no ’s . 198 , 212, 213 & 214 and ends at point ‘ A ’ of the village Beltu . 

[ F . No. 43015 / 1/ 2016 - PRIW - I ] 

R .P . GUPTA , Jt. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


